निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 971) 


7 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 28 नवम्बर 2014 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

25 नवम्बर 2014 
सं0 प्र02 / बोर्ड विविध - 10 / 2008 पार्ट -||| - 5011 - 23 — विधुत् अधिनियम 2003 ( 2003 का अधिनियम 36 ) की 
धारा - 126 के स्पष्टीकरण ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा -126 के अधीन भागलपुर के फ्रेन्चाईजी क्षेत्र की स्थानीय अधिकारिता 
के भीतर निर्धारण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु पदाभिहित करती है : 

(1 ) मुख्य संचालन पदाधिकारी (COO ), मेसर्स भागलपुर विद्युत् वितरण कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, भागलपुर । 
( 2) प्रधान तकनीकि , मेसर्स भागलपुर विद्युत् वितरण कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, भागलपुर । 
( 3) प्रबंधक (विजिलेन्स), मेसर्स भागलपुर विद्युत् वितरण कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, भागलपुर । 
( 4) प्रबंधक (उपभोक्ता सेवा केन्द्र), मेसर्स भागलपुर विद्युत् वितरण कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, भागलपुर । 
(5) सहायक प्रबंधक ( वाणिज्य), मेसर्स भागलपुर विद्युत् वितरण कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, भागलपुर । 
2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
सरकार के उप - सचिव, 


ER JGIC ( 31HTERUT), 28 gador 2014 

The 25th November 2014 
No. 702 / alé farag – 10 / 2008 YTĖ - 111-5011- 23 — In exercise of the powers conferred 
under explanation (a ) under Section - 126 of the Electricity Act, 2003 ( 36 of act, 2003), the 
Government of Bihar do here by authorizes the following officers to exercise the powers of 
Assessing officer u/s- 126 of the Electricity Act , 2003 within the local jurisdiction of 
Distribution Franchisee area of Bhagalpur : 

( 1) Chief Operating Officer , M /s Bhagalpur Electricity Distribution Co. Pvt. 

Ltd ., Bhagalpur. 
(2 ) Head Technical, M /s Bhagalpur Electricity Distribution Co. Pvt. Ltd ., 

Bhagalpur. 


(3 ) Manager (Vigilance ), M /s Bhagalpur Electricity Distribution Co. Pvt. Ltd ., 


Bhagalpur. 
(4 ) Manager (Consumer Service Centre), M /s Bhagalpur Electricity Distribution 

Co. Pvt. Ltd ., Bhagalpur . 
(5 ) Assistant Manager (Commercial), M /s Bhagalpur Electricity Distribution Co . 


Pvt. Ltd ., Bhagalpur. 


2 . This notification shall come in to force from the date of its publication in the 


Bihar Gazette . 


By order of the Governor of Bihar , 


Sd/.Illegible , 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JUIC (31HTETUT ) 971-571+ 200 - STOTOUTOT 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


